PARTİ) 


HARYANA.GOVT GAZ ., MARCH 4, 1997 (PHGN. 13 , 1918 SARA) 


131 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा सड़क शाखा 


हिसार वृत 

दिनांक 4 फरवरी, 1997 
क्रमांक 28 एच. ए./ 63-एच 1/2289.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते है कि भूमि सरकार 
द्वारा सार्वजनिक खर्च पर किसी सार्वजनिक प्रयोजन नामतः बाबा सड़क हिसार बरनाला कि . मि . 9.35 से ढ़ाणी पूनिया , 
जिला हिसार एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि विवरण में वणित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए 
अपेक्षित है । 


यह घोषणा, 1894 के भूमि अधिप्रहण अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी 
की जाती है जो इसके सम्बन्धित हो सकते है । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे हुए 
अधिकारियों को अपने कर्मचारियों व कर्मकारों महित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व 
उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञान सभी काम करने के लिए महर्ष प्राधिकृत करते है । 

कोई भी हितबद न्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन करने पर कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना 
के प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर में अपनी प्राक्षेप लिखित रूप में भूमि अर्जन ममाहर्ता , पी . उन्ल्यू . डी , बी . एण्ड ग्रार., 
हिसार के सम्मुख दायर कर सकता है । 

विशिष्टियो 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / गांव 


हदबस्त नं ० 


रक्टंगलन /किला नं . 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


हिसार 


हिमार 


तलवन्हीराणा 


65 


50 


4.52 
1.64 


रास्ता बाकी 


6, 7/1 , 7/2, 8/1/1, 8/1/2, 8/2/1, 8/2/2, 
12, 13/1 , 13/2, 14, 15, 16, 25/1, 25/2 


2.88 


51 


11/1, 20/1, 20/2, 20/3, 21 , 22, 23/1, 23/2, 
24, 25/1 , 

25/2 


52 


60 


21 , 24 


1 , 2/1 , 
14, 17, 

61 


2/2 , 3 , 4, 7, 8, 13, 
18, 23, 24 


1 , 2/1 , 2/2, 3/1, 3/2, 4, 


6 


62 


78 


5/1 , 5/2 


3, 4 , 7/2, 8 , 13/2, 13/3, 14, 
17, 18/1 


( हस्ताक्षर) . 
मधीक्षक अभियन्ता 
लोक निर्माण विभाग, 
भवन तथा सड़क शाखा , 

हिसार । 


1 


132 


HARYANA GOVT GAZ , MARCH 4 , 1997 (PHGN . 13 , 1918 SAKA ) 


(PARTI 


4 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDING AND ROADS BRANCH 


HISAR CIRCLE 
The 4th February , 1997 


No. 28HA/63 -H •1/2269.- Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land is likely 
to be required to be taken by Government , at public cxpcnsc, for å public purposc, namely constructing 
road from Hisar Barwala Road KM . 9.35 to Dha i Punia in Hisar District. 


It is hereby notified that the land in locality , described below , is likely to be acquired for the above 
purpose . 


This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all 
whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section ,the Governor of Haryana is pleased 
to authorise the officers, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen , 
to enter upon and survey any land in the locality and do all other Acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality, 
may within 30 days of the publication of this notification , filo an objection in writing before the Land 
Acquisition Collector, Haryana , P.W.D., B. & R. Branch , Hisar . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality /village 


Area in 
Acres 


Rectangle 


Hadbast No. 


Khasra No. 


Hissar 


Hisar 


4.52 


50 


Talwandi Ran ?, 
H.B. No. 65 
length 1.SOKM 
RD O 10 4920 


6 , 7/1, 7/2 , 8/1/1, 8/1/2 , 8/2/2 , 
8/2/1, 12 , 13/1, 13/2 , 14 , 15 , 16 , 
25/1, 25/2 

51 


4920 x 40 


11/1 , 20/1 , 2012 , 2013 , 21, 22 , 23/11 
23/2 , 24 , 25/1 , 25/2 
52 

60 


9 x 4840 
Consolidation Path 
RD O to 3138 

3138 X 16.5 
1,19 

9 x 4840 
RD 3138 to 4920 


1.64 


21 to 24 1,2/1 , 2/2 , 3, 4 , 7, 8 , 13 , 

14 , 17 , 18 , 23 , 24 
61 


1, 2/1 2/2 , 3/1 , 3/2, 4 , 5 

62 


1782 x 11 


0.45 = 


9 x 48 40 


5/1 , 


5/2 

78 


Balance to be 
acquired 


2.88 


3 , 4 , 7/2 , 8, 13/2 , 13/3 , 14 , 
17, 18/1 


(Sd .) 


. 


Superintending Engineer , 


Hisar Circle , PWD , B & R , Branch , 

Hisar. 


